निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 05 


11 माघ 1939 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

31 जनवरी 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


विधेयक, 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 
भाग -1- क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई ० एससी o , 

बी ० ए ० , बीएससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 


भाग -9 - क – वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

15-15 


गजटों के उद्धरण । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


16-16 


2 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

12 दिसम्बर 2017 
सं 0 485 नि 0: —दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री शाहिद खान के स्थान पर श्री केशव मूर्ति तिवारी, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, किशनगंज को समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 12th December 2017 
No. 485 A :—Sri Keshav Murti Tiwary , Principal Judge, Family Court , Kishanganj 
is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur vice Sri Shahid 
Khan , due to retire on 31.12.2017 . 

By order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


। 


12 दिसम्बर 2017 
सं 0 486 नि 0 : —दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के स्थान पर श्री अमरेन्द्र पति 
त्रिपाठी, निबंधक (नियुक्ति ), पटना उच्च न्यायालय, पटना को भोजपुर स्थित आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 12th December 2017 
No. 486 A: -Sri Amarendra Pati Tripathi , Registrar ( Appointment ), Patna High 
Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara 
vice Sri Nagendra Prasad Tripathi, due to retirement on 31.12.2017 . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


12 दिसम्बर 2017 
सं 0 487 नि 0 - दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत हो रहे श्री रवि शंकर तिवारी के स्थान पर श्री शैलेन्द्र कुमार, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा को गोपालगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 12th December 2017 
No. 487 A :-Sri Shailendra Kumar, Principal Judge, Family Court, Darbhanga is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Gopalganj vice Sri Ravi 
Shankar Tiwary, due to retire on 31.01.2018 . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


15 दिसम्बर 2017 
सं 0 499 नि0: -सर्वश्री लक्ष्मण माधव ( सेवानिवृत ), सत्य नारायण सिंह ( सेवानिवृत) संयुक्त निबंधक के रूप में प्रोन्नत 
अली इमाम और ताहिर हुसैन और कमलेश प्रसाद सिन्हा ( सेवानिवृत ) के स्थान पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार 
श्री राजेश कुमार, श्री रणजीत कुमार राय, श्री अरूण कुमार चौधरी , श्री बिजोय किशोर प्रसाद और सुश्री मीरा दत्ता सभी 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


3 


सहायक निबंधक , पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन 
बैंड रू 0 15,600-39,100 / - ग्रेड वेतन रू 0 7600 / - में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च न्यायालय, 
पटना का उप निबंधक नियुक्त किया जाता है । 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 15th December 2017 
No. 499 A :—Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily , 
on promotion , Sri Rajesh Kumar, Sri Ranjeet Kumar Roy, Sri Arun Kumar Choudhary, 
Sri Bijoy Kishore Prasad and Ms. Meera Datta all Assistant Registrars , Patna High 
Court , Patna as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Pay Band of Rs . 
15,600-39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600 /- (old pay scale ) with special pay as 
admissible under the rules with effect from the date they assume charge of their 
respective offices as such vice Sri Laxman Madhav ( since retired ), Sri Satya Narayan 
Singh (since retired ), Sri Ali Imam and Sri Tahir Hussain both promoted as Joint 
Registrar and Sri Kamlesh Prasad Sinha (since retired ). 

By Order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. Pathak Registrar General. 


, 


15 दिसम्बर 2017 
सं 0 500 नि 0 : -निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे 
तथा स्तंभ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ -5 में 
उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती 


2 


3 


4 


5 


साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारीयों को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी 
नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ) नए स्थान का पदनाम स्थानांतरण की श्रृंखला 

जिला एवं सत्र 
संख्या वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब) पदाधिकारी का 

प्रमण्डल का नाम 
(जजी सहित ) 

साधारणतः अधिष्ठित 

रहने का स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ 

नियुक्त किये जाते है 
1 
1 . श्री शत्रुघ्न सिंह , 

अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री त्रिलोकी दूबे के स्थान पर बांका 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब) बांका 

( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
न्यायिक दण्डाधिकारी , 

स ) बांका 

के पद पर प्रोन्नत हेतु 
बिहारशरीफ (नालन्दा ) 

अनुशंसित ) 
2. श्री बैजनाथ राम, 

अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री एस0 के 0 मोदी के स्थान सहरसा 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब) सहरसा 

पर ( अपर जिला एवं सत्र 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) सहरसा 

न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत 
गोपालगंज ( गोपालगंज) 

हेतु अनुशंसित) 
3 . श्री निरज बिहारी लाल, 

अ ) अवर न्यायाधीश 

श्री अली अहमद के स्थान पर रोहतास 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब ) सासाराम 

( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) रोहतास 

के पद पर प्रोन्नत हेतु 
(मधुबनी) 

अनुशंसित) 


मधुबनी 


4 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


स्थानांतरण की श्रृंखला 


जिला एवं सत्र 


क्रम 
संख्या 


प्रमण्डल का नाम 


1 


4 


5 
औरंगाबाद 


4 . 


5 . 


समस्तीपुर 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ) नए स्थान का पदनाम 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) पदाधिकारी का 
( जजी सहित ) 

साधारणतः अधिष्ठित 

रहने का स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ 

नियुक्त किये जाते है 
2 

3 
श्री संतोष कुमार पाण्डेय 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब ) औरंगाबाद 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) औरंगाबाद 
मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण ) 
श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश- सह - अपर मुख्य 

ब ) समस्तीपुर 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) समस्तीपुर 
दरभंगा ( दरभंगा) 
श्री सम्पत कुमार , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब ) दरभंगा 
न्यायिक दण्डाधिकारी , 

स ) दरभंगा 
गया ( गया ) 
श्री धनंजय 

कुमार सिंह , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य | ब) अरवल 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) जहानाबाद 
बेगूसराय ( बेगूसराय ) 
श्री महेश प्रसाद सिंह, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश. 

ब ) भागलपुर 
गोगरी ( खगड़िया ) 

स ) भागलपुर 


6 . 


दरभंगा 


श्री गोपाल जी के स्थान पर 
( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर प्रोन्नत हेतु 

अनुशंसित ) 
श्री आर0 के 0 प्रसाद के स्थान 

पर ( अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत 

हेतु अनुशंसित ) 
श्री डी 0 के 0 वर्मा के स्थान पर 
( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर प्रोन्नत हेतु 

अनुशंसित ) 
श्री अशोक राज के स्थान पर 
( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर प्रोन्नत हेतु 

अनुशंसित ) 
श्री त्रिभुवन नाथ के स्थान पर 
( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर प्रोन्नत हेतु 

अनुशंसित ) 
श्री ए0 के 0 सिंह के स्थान पर 
( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर प्रोन्नत हेतु 

अनुशंसित ) 


7 . 


अरवल 


8 . 


भागलपुर 


9 . 


श्री उपेन्द्र कुमार, 


नालन्दा 


अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश-|-सह - अपर मुख्य । ब) बिहारशरीफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 

स ) नालन्दा 
छपरा ( सारण ) 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 15th December 2017 
No. 500 A –The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge , Senior 
Division ), named in column no . 2 of the table given below are transferred as 
Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places 
mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act- 2 of 1974 ), the High Court are pleased to 
confer upon the Civil Judges ( Senior Division ) named in column no . 2 of the table , the 
powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their 
respective names in column no. 5 of the table . 

Furthermore , in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 1) of 
Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief 
JudicialMagistrate for the District noted against their respective names in column no . 5 
of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3 ) of Section 9 
of the code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are also pleased 
to appoint the Judicial Officers named in column - 2 of the table as Assistant Sessions 


, 


PER JGC , 31 Jala 2018 


5 


Judge for the Session Division noted against their respective names in column - 5 of the 
table . 
SI. Name of the officer (a ) Designation at Chain of transfer Name of the 
No. with designation and the 

new 

District and 
present place of station /place 

Sessions 
posting (with (b ) Place 

where 

Division . 
Judgeship ) 

the officer is to 
be ordinarily 

stationed at 
( c ) Name of the 

Judgeship in 
which 
appointed on 
transfer 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


1 . 


Banka 


Sri Shatrughan Singh a ) Sub Judge 
Sub Judge - l-cum- b ) Banka 
A.C.J.M., 

c ) Banka 
Biharsharif (Nalanda ) 


Vice Sri Triloki 

Dubey 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J. ) 
Vice Sri S.K.Modi 
(recommended for 

promotion as 


2 . 


Saharsa 


Sri Baijnath Ram 

a ) Sub Judge 
Sub Judge - l-cum- b ) Saharsa 
A.C.J.M., 

c ) Saharsa 
Gopalganj (Gopalganj) 


A.D.J. ) 


3 . 


Rohtas 


Sri Niraj Bihari Lal a ) Sub Judge 
Sub Judge -l-cum- b ) Sasaram 
A.C.J.M., 

c ) Rohtas 
Madhubani (Madhubani) 


Vice Sri Ali Ahmad 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J.) 


4 . 


Vice Sri Gopal Jee Aurangabad 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J. ) 


Sri Santosh Kumar a ) Sub Judge 
Pandey 

b ) Aurangabad 
Sub Judge -l- cum- c) Aurangabad 
A.C.J.M., 
Motihari 

(East 
Champaran ) 
Sri Rajendra Kumar a ) Sub Judge 
Tripathi 

b ) Samastipur 
Sub 

Judge - cum- c ) Samastipur 
A.C.J.M., 
Darbhanga (Darbhanga ) 


5 . 


Samastipur 


Vice Sri R.K. 

Prasad 
( recommended for 
promotion as 

A.D.J. ) 


6 


Darbhanga 


Sri Sampat Kumar a ) Sub Judge 
Sub Judge - l-cum- b ) Darbhanga 

c ) Darbhanga 
Gaya (Gaya ) 


A.C.J.M., 


Vice Sri D.K. 

Verma 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J.) 


6 


fabR JGIC , 31 Jalad 2018 


Si. 
No. 


Name of the officer 
with designation and 
present place of 
posting (with 
Judgeship ) 


(a ) Designation at Chain of transfer Name of the 
the new 

District and 
station /place 

Sessions 
(b ) Place where 

Division . 
the officer is to 
be ordinarily 

stationed at 
(c ) Name of the 

Judgeship in 
which 
appointed on 
transfer 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


7 . 


Arwal 


Vice Sri Ashok Raj 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J. ) 


Sri Dhananjay Kumar a ) Sub Judge 
Singh 

b ) Arwal 
Sub Judge -l-cum- c ) Jehanabad 
A.C.J.M., 
Begusarai (Begusarai) 
Sri Mahesh Prasad a ) Sub Judge 
Singh 

b ) Bhagalpur 
Sub Judge , 

c ) Bhagalpur 
Gogari (Khagaria ) 


8 . 


Bhagalpur 


Vice Sri Tribhuwan 

Yadav 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J.) 
Vice Sri A.K. 

Singh 
(recommended for 
promotion as 

A.D.J.) 


9 . 


Sri Upendra Kumar a ) Sub Judge 
Sub 

Judge -l-cum- b ) Biharsharif 
A.C.J.M., 

c ) Nalanda 
Chapra ( Saran ) 


Nalanda 


By order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


20 farts 2017 
FO 508 10:—H 3111ch dir qusa, farcit 7 Fireffet, stayet vyfa fasta prof TGICHTET, 
पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पद ग्रहण करने के तिथि से, श्री रवीन्द्र पटवारी के स्थान पर , माननीय मुख्य 
न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक (प्रशासन), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया 
GIGT 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 20th December 2017 
No. 508 A :—Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Alok 
Kumar Pandey, District and Sessions Judge , Sheikhpura , presently working as Officer 
on Special Duty , Patna High Court, Patna as Registrar (Administration ), Patna High 
Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Ravindra 
Patwari. 

By Order of the Hon ble the Chief Justice , 

B.B. Pathak , Registrar General. 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


7 


23 दिसम्बर 2017 
सं0 515 नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्य पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


खगड़िया 


श्री राजीव कुमार, 
मुंसिफ , 
गोगरी ( खगड़िया) । 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 23rd December 2017 
No. 515 A :-In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of 
Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge , Junior Division ) named in column no . 2 
of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the 
district noted against his name in column no. 3 of the table . 
SI. No. Name of the Officer with designation and Name of the District 

present place of posting with judgeship 
1 2 

3 
1 . Sri Rajeev Kumar, 

Khagaria 
Munsif , Gogri (Khagaria ) . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 


11 नवम्बर 2017 


सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) -सा0 प्र0-14220— श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा 0 प्र0 से 0( 92 ), (दीर्घकालीन 
अवकाश से लौटने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद् , 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


13 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / अ0-29 / 2008 - सा 0 प्र0-14292 — श्री आदेश तितरमारे , भा 0 प्र0 से 0 ( 2006) , जिला पदाधिकारी, भागलपुर 
की दिनांक 25.11.2017 से 05.12.2017 तक की अवकाश अवधि में श्री आनंद शर्मा, भा 0 प्र 0 से0(2013), उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, भागलपुर 
के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

13 नवम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा0 प्र0-14295.— (1 ) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या -1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1 ) -सा 0 प्र0-13925 दिनांक 03.11.2017 में श्री आर0एस0 श्रीवास्तव, आई0 आर0 एस0( 93) 
का बैच - आई0 आर0 एस 0(95 ) अंकित हो गया है । 


8 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


(12) अतः विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा 0प्र0-13925 दिनांक 03.11.2017 में 
अंकित आई 0 आर0 एस0(95 ) को आई 0 आर0 एस0( 93 ) पढ़ा जाय । उक्त अधिसूचना की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


14 नवम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) -14322 — श्री के0 के 0 पाठक , भा 0 प्र 0 से0(90), प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त, 
खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार , पटना / अपर विभागीय जॉच 
आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना) को अपर 
विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के दायित्व से मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


16 नवम्बर 2017 


सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)–सा0 प्र0-14491— श्री सौरभ जोरवाल, भा 0 प्र 0 से0 ( 2014), नगर आयुक्त, नगर 
निगम , बिहार शरीफ , नालन्दा अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, नालन्दा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


17 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / अ0-1003 / 2013 – सा 0 प्र0-14619 — श्री राजीव रौशन, भा 0 प्र0 से0 (2010), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 13.11.2017 से 01.12.2017 तक 
कुल 19 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री राजीव रौशन की उक्त छुट्टी अवधि में श्री ब्रज किशोर सदानंद, बि 0 प्र 0 से0 , अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी अपने 
सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


21 नवम्बर 2017 


- 


, 


सं0 1 / अ0-21 / 2009 – सा 0 प्र0-14714 श्री विनोद सिंह गुंजियाल , भा 0 प्र 0 से0 ( 2007), जिला पदाधिकारी, सहरसा 
को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.12.2017 से 06.01.2018 
तक कुल 27 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है 
2. श्री विनोद सिंह गुंजियाल की उक्त छुट्टी अवधि में श्री नवदीप शुक्ला, भा 0 प्र 0 से 0 (2013 ) 

उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् , सहरसा अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सहरसा 
के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


22 नवम्बर 2017 
सं0 1 / एल0-06 / 97 ( खंड) -सा0 प्र0-14814 — सुश्री टी 0 एन0 बिन्धेश्वरी, भा 0 प्र 0 से0 ( 90 ), आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, 
पूर्णिया ( अतिरिक्त प्रभार - कोसी प्रमण्डल, सहरसा) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11,12 
एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -5110 दिनांक 28.04.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2016 से 14.01.2017 तक कुल 
15 दिनों के उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 15.01.2017 से 30.01.2017 तक कुल 16 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की गयी थी । महालेखाकार ( ले ० एवं ह 0) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र -जी0 ई0-01 - आई ए 
एस - एन - 03-996 दिनांक 11.10.2017 के आलोक में निम्न रूप में छुट्टी पुनरीक्षित की जाती है : 

(i ) दिनांक 31.12.2016 से 15.01.2017 तक- 16 दिन (16 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में ) 
(ii ) दिनांक 16.01.2017 से 30.01.2017 तक- 15 दिन ( 15 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ) 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -5110 दिनांक 28.04.2017 को इस हद तक संशोधित भी किया जाता है । शेष 
यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


9 


27 नवम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2)-सा0 प्र0-14994 - श्री ( डॉ ०) दीपक प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89 ), प्रधान सचिव, 
योजना एवं विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार –परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी / सचिव, 
बिहार राज्य योजना पर्षद , पटना) को अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2 )–सा0 प्र0-14995 श्री मनीष कुमार वर्मा, भा 0प्र 0 से 0 ( ओ0 आर0 : 2000), मुख्य 
मंत्री के सचिव , मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, योजना एवं विकास विभाग / परियोजना 
निदेशक , बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी / सचिव , बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


30 नवम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-15226— श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा 0 प्र0 से0( 2009), प्रबंध निदेशक , 
कम्फेड, पटना को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा 0 प्र0-15227 – श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0 आर0 टी 0एस0( 2000 ) -(रेलवे 
बोर्ड, भारत सरकार द्वारा विरमित होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग 
में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , कम्फेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 

1 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / सी0-1024 / 2014 - सा 0 प्र0-15278 — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या -1414 
दिनांक 07.02.2017 द्वारा डॉ 0 एन 0 सरवन कुमार, भा 0 प्र0 से 0(2000 ) को अधिसमय वेतनमान ( सचिव स्तर) में दिनांक 22.07. 
2016 के प्रभाव से प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति को दिनांक 23.02.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 दिसम्बर 2017 
1 / अ0-1019 / 2014( खंड -1) –सा0प्र0-15279 — श्री राघवेन्द्र सिंह , भा 0 प्र 0 से0 ( 2013), उप 

( 2013), उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के 
नियम -18 बी के अधीन दिनांक 13.11.2017 से 27.11.2017 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


1 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / अ0-1025 / 2013 - सा 0 प्र0-15309 – श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा 0 प्र0 से0 ( 2009) तत्कालीन प्रबंध निदेशक , 
कम्फेड , पटना सम्प्रति संयुक्त सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -11.12.2017 से 09.02.2018 तक कुल 61 दिनों के उपार्जित की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती सीमा त्रिपाठी की अनुपस्थिति की उपर्युक्त अवधि में उनके प्रभार की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा 
स्थानीय व्यवस्था से की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / अ0-1017 / 2017 - सा 0 प्र0-15310— श्री यशपाल मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 (2014), उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, किशनगंज को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -18 बी के 
अधीन दिनांक 04.12.2017 से 18.12.2017 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


10 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


2. श्री यशपाल मीणा की उक्त छुट्टी अवधि में श्री पंकज दीक्षित , भा 0प्र 0 से0 (2011), जिला पदाधिकारी, किशनगंज 
अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, किशनगंज के प्रभार 


में रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


11 दिसम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-2011 / 2017 - सा 0प्र0-15762 — माननीय विदेश राज्य मंत्री ( श्री एम 0 जे0 अकबर) के आप्त सचिव के 
रुप में नियुक्ति के फलस्वरुप उक्त पद पर योगदान देने हेतु श्री अजय यादव , भा 0 प्र0 से0(2005), अपर सचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग बिहार, पटना को पद त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है । 

{ उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्राांक -8 / 2 / 2017- EO ( MM-I ) 
दिनांक 01.12.2017 द्रष्टव्य } | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


11 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1025 / 2011- सा 0प्र0-15763 — राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री अनुपम कुमार सुमन , 
आई0 आर0 एस0 (2004), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार , पटना की राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके 
पैतृक विभाग- राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार की सहमति से दिनांक 23.08.2017 
के बाद अगले एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 23.08.2018 तक विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


- 


12 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / सी0-1005 / 2016 - सा 0 प्र0-15788 भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा 0 प्र 0 से 0 के 
वरीय कालमान( संयुक्त सचिव स्तर – वेतनमान - लेवल - 11 - रु . 67,700–2,08,700 / -) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से 
प्रोन्नति दी जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री जितेन्द्र गुप्ता (2013 ) 

विशेष कार्य पदाधिकारी , पर्यावरण एवं वन 01.01.2017 
विभाग, बिहार, पटना 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 


18 दिसम्बर 2017 
सं0 1 / अ0-1003 / 2013 - सा 0 प्र0-16119— श्री राजीव रौशन, भा 0 प्र 0 से0 (2010 ), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली , 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -14619 
दिनांक 17.11.2017 द्वारा दिनांक 13.11.2017 से 01.12.2017 तक कुल 19 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी 


थी । 


2. श्री रौशन से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -14619 दिनांक 
17.11.201 द्वारा दिनांक 13.11.2017 से 01.12.2017 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को संशोधित करते 
हुए दिनांक 20.11.2017 से 01.12.2017 तक के लिए स्वीकृत किया जाता 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


| 


19 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / अ0-1023 / 2016 - सा 0 प्र0-16155 -श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012) जिला पदाधिकारी, लखीसराय को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.12.2017 से 10.01.2018 तक 
कुल 21 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अमित कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में श्री विनय कुमार मंडल , बि 0प्र0 से0, उप विकास आयुक्त - सह- अपर 
समाहर्ता, लखीसराय अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, लखीसराय के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


11 


19 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-2010 / 2017 - सा 0 प्र0-16167— श्री मनोज कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः2009 ), अपर स्थानिक 
आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 

भारत सरकार, नई दिल्ली के 
पत्रांक -20 / 6 / 2017 -ईओ(एम एम -1) दिनांक 07.12.2017 द्वारा माननीय राज्य मंत्री( स्वतंत्रा प्रभार), विद्युत, नवीन और 
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली ( श्री आर0 के0 सिंह ) के आप्त सचिव के रुप में नियुक्त किये जाने 
के फलस्वरुप, उन्हें नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


20 दिसम्बर 2017 
सं0. 1 / अ0-1018 / 2014( खंड -1)-सा0प्र0-16211— श्री अनुपम कुमार सुमन, आई आर एस(2004), संयुक्त 
सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक 25.09.2017 से 04.12.2017 तक कुल 71 दिनों के उपार्जित 
अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के स्नातकोत्तर डिग्री को प्राप्त करने एवं दीक्षांत समारोह 
में भाग लेने के लिए लंदन ( यू0 के 0) जाने हेतु दिनांक 12.12.2017 से 02.01.2018 तक के लिए कुल 22 दिनों के उपार्जित 
अवकाश {दिनांक 12.12.2017 से 02.01.2018 तक की अवधि में विदेश (लंदन) की यात्राा हेतु एक्स - इंडिया लीव के साथ } 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


20 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) -सा0 प्र0-16225 -श्री सुभाष शर्मा, भा 0 प्र0 से0 (84 ), ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से 
वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विभागीय जॉच 
आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


21 दिसम्बर 2017 


सं0 1 / अ0-1010 / 2016 - सा 0प्र0-16286 — श्री प्रदीप कुमार झा , भा 0 प्र0 से 0 (एम0 एन0:2006) जिला पदाधिकारी , 
पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.12.2017 से 06 . 
01.2018 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मुख्यालय छोड़ने के पूर्व वह 
सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला में माननीय मुख्य मंत्री की विकास समीक्षा यात्राा प्रस्तावित है या नहीं । 
प्रस्तावित /निर्धारित होने की स्थिति में वह अपनी छुट्टी तद्नुसार पुनरीक्षित कर लेंगे । 

श्री प्रदीप कुमार झा की आलोच्य छुट्टी अवधि में श्री राम शंकर, बि 0 प्र0 से0, उप विकास आयुक्त, पूर्णिया अपने 
सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी , पूर्णिया के प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


26 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / सी0-1021 / 2015( खण्ड )-सा0 प्र0-16443 — भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
चयन ग्रेड(विशेष सचिव स्तर , वेतनमान लेवल -13 ( 50 1,18,500-2,14,100/ -) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों 
से प्रोन्नति दी जाती है 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान 

किये जाने की तिथि 
1 . श्री मनीष कुमार(2005 ) 

अपर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से । 

बिहार, पटना 
2 . श्री कुमार रवि (2005 ) 

समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गया दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से । 
3 . श्री दिवेश सेहरा(2005 ) 

प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य अनुसूचित दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से । 
जाति सहकारिता विकास निगम , पटना 


12 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


4 


5 


श्री कुलदीप नारायण (2005 

निदेशक, पंचायती राज, बिहार , पटना दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से । 
श्री बालामुरुगन डी (2005 ) 

परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण | दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से । 

जीविकोपार्जन परियोजना, पटना 
2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक -1 के पदाधिकारी को विशेष सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


26 दिसम्बर 2017 
सं0 1 / सी0-1021 / 2015( खण्ड) –सा0 प्र0-16444— श्री अजय यादव, भा 0प्र 0 से0( बी एच : 2005 ), विदेश मामलों के 
माननीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली( श्री एम0 जे0 अकबर) के आप्त सचिव को श्री दिवेश सेहरा , भा 0 प्र0 से0( 2005 ) 
की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान लेवल -13 ( रु0 1,18,500 
2,14,100/-) } में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


27 दिसम्बर 2017 
सं 0 1 / अ0-06 / 2008 – सा 0 प्र0-16545 – श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0 प्र0 से0 ( 85 ), अध्यक्ष- सह - सदस्य, राजस्व पर्षद्, 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.01.2018 से 05.01.2018 तक कुल 05 (पॉच ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 जनवरी 2018 
सं0 1 / सी0-1024 / 2014 - सा 0 प्र0-80 — श्री मयंक वरवडे, भा 0 प्र0 से0( बी एच : 2001 ), जो सम्प्रति छत्तीसगढ़ संवर्ग 
में अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर हैं , को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -8( 6) के तहत श्री संजय 
कुमार अग्रवाल , भा 0 प्र0 से0( बी एच : 2002) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान ( सचिव 
ग्रेड वेतनमान लेवल - 14- ( रु 0 1,44,200-2,18,200 / -) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


प्रशासन 


( शुद्धि - पत्र ) 

4 जनवरी 2018 
सं ० 1 / सी0-1021 / 2015 ( खण्ड ) -सा0 प्र0-256 - सामान्य 

विभाग की अधिसूचना 
संख्या -1 / सी0-1021 / 2015( खण्ड )-सा0 प्र0-16443 दिनांक 26.12.2017 द्वारा 2005 बैच के भा 0 प्र0 से0(बिहार संवर्ग) 
पदाधिकारियों - श्री मनीष कुमार, श्री कुमार रवि , श्री दिवेश सेहरा , श्री कुलदीप नारायण और श्री बालामुरुगन डी को चयन 
ग्रेडविशेष सचिव स्तर, वेतनमान लेवल -13 ( 50 1,18,500-2,14,100/- )} में नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा श्री 
अजय यादव के संवर्ग से बाहर पदस्थापित रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-16444 दिनांक 2612.2017 द्वारा उन्हें 
उक्त ग्रेड में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी गयी है । 

2. सप्तम् वेतन पुनरीक्षण के लेवल -13 के वेतनमान (रु0 1,18,500-2,14,100/-) के आरंभिक को भारत सरकार 
द्वारा रु 0 1,23,100-2,15,900 /- के रुप में परिवर्तित किया गया है । 

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या -16443 एवं 16444 दिनांक 26.12.2017 में लेवल -13 के लिए अंकित वेतनमान 
को रु 0 1,18,500-2,14,100/ - के स्थान पर रु 0 1,23,100-2,15,900/ - पढ़ा जाय । 

4. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1021 / 2015( खण्ड ) -सा 0 प्र0-16443 एवं 16444 दिनांक 
2612.2017 की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


अधिसूचनाएं 


5 जनवरी 2018 
सं0 1 / सी0-1012 / 2017 - सा 0 प्र0-337— श्री अशोक कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच:2006), अपर सचिव, 
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 30.04.2018 के अपराह्न के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


13 


समर्पित आवेदन के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियमावली, 1958 के नियम -16 (2 ) के 
प्रावधानों के तहत् दिनांक 30.04.2018 के अपराह्न के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति 
उन्हें प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


5 जनवरी 2018 
सं 0 1 / अ0-13 / 2012 – सा 0 प्र0-339 श्री कंवल तनुज, भा 0प्र0 से 0 (2010), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -18 बी के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -13604 दिनांक -30. 
10.2017 द्वारा दिनांक 18.12.2017 से 01.01.2018 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्री तनुज से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -13604 दिनांक 
30.10.2017 द्वारा दिनांक 18.12.2017 से 01.01.2018 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य पितृत्व अवकाश को संशोधित करते हुए 
दिनांक 18.12.2017 से 26.12.2017 तक के लिए अनुमान्य किया जाता है । विभागीय अधिसूचना संख्या -13604 दिनांक 
30.10.2017 में वर्णित शेष यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


12 जनवरी 2018 
सं 0 1 / पी0-1010 / 2016 - सा 0 प्र0-670 — कार्मिक विभाग , राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 31.12.2017 द्वारा 
अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार संवर्ग में सेवारत राजस्थान संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 पदाधिकारी श्रीमती पूनम ( आर 
जे : 2005 ), अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , अर्थ एवं सांख्यिकी ) को उक्त 
संवर्ग के अन्य भा 0 प्र0 से 0 पदाधिकारियों के साथ विशेष सचिव ग्रेड (वेतन मैट्रिक्स लेवल -13) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव 
से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप, श्रीमती पूनम द्वारा धारित पद अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग , बिहार, 
पटना को विशेष सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है । 
सं 0 1 / पी0-1010 / 2016 - सा 0 प्र0-671. -सामान्य प्रशासन विभाग , महाराष्ट्र 

सरकार के आदेश दिनांक 30.12. 
2017 द्वारा अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार संवर्ग में सेवारत महाराष्ट्र संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 पदाधिकारी श्री 
राहुल रंजन महिवाल (एम एच : 2005), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उक्त संवर्ग के अन्य 
भा 0प्र0 से0 पदाधिकारियों के साथ विशेष सचिव ग्रेड ( वेतन मैट्रिक्स लेवल -13) में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा 
प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप, श्री महिवाल द्वारा धारित पद अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विशेष 
सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


16 जनवरी 2018 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खण्ड -2)–सा0 प्र0-795 श्री संजय दूबे, भा 0 प्र0 से 0( 2008), अपर नगर आयुक्त , पटना 
नगर निगम, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निगम आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम , मुजफ्फरपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)–सा0 प्र0-796— श्रीमती आशिमा जैन, भा 0 प्र0 से0 (2008), अपर सचिव, श्रम 
संसाधन विभाग , बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार 
कौशल विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


17 जनवरी 2018 
सं0 1 / अ0-1006 / 2017 – सा 0 प्र0- 829 — श्री अभिषेक सिंह, भा 0 प्र0 से0 ( टी आरः2006 ) तत्कालीन मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी - सह- निगमायुक्त , पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति जिला पदाधिकारी, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) 
नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.12.2017 से 02.01.2018 तक कुल 07 दिनों के उपार्जित 
अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


14 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
लघु जल संसाधन विभाग , पटना 


. 


कार्यालय आदेश 

12 अक्तूबर 2017 
सं 0 मु 0 अ 0 ल 0 ज 0 सं 0/ स्था०-104/ 2017-1899 - मो ० इसराईल, चौकीदार , लघु सिंचाई प्रमंडल , रोहतास - सासाराम 
को बिहार सेवा संहिता के नियम् -74( बी ०) एवं वित्त विभाग बिहार, पटना के ज्ञापांक -6190( बी ०) दिनांक 27.04.1979 मे निहित 
प्रावधानों के आलोक में मो ० इसराईल से प्राप्त आवेदन के आधार आदेश निर्गत की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृति की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , मुख्य 

अभियंता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


15 


भाग - 9 - ख 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं0 75 — मैं विकास कुमार बिटू पिता - राजकुमार सिंह ग्राम - पुरैनिया पो 0 - नेउरा थाना -बिहटा पटना (बिहार) 
801113 शपथ नं 0 522 / 06.11.17 द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं अब विकास परमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाउंगा । 

विकास कुमार बिटू । 
No. 75_I Vikas Parmar , S / o Rajkumar Singh R/ o Village Purainia, PO - Neora, PS - Bihta 
Patna (Bihar ) 801113 vide affidavit no . 522 /06.11.17 affirm and declare that Vikash Kumar Bittu 
and Vikas Parmar is same and only one person . 

Vikas Parmar . 


सं0 76 — मैं शालिनी कुमारी गुप्ता, पिता संजय प्रसाद गुप्ता , साकिन - सतघारा, राजनगर, मधुबनी, शपथपत्र -7142 
दिनांक 9.12.2017 द्वारा घोषित करती हूँ ल.ना.मि.विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक ( कला) परीक्षा प्रमाण - पत्र में मेरा नाम 
शालिनी कुमारी अंकित है, जो गलत है । सही नाम शालिनी कुमारी गुप्ता, मेरे शेष सभी प्रमाण - पत्रों में अंकित है । 

शालिनी कुमारी गुप्ता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 31 जनवरी 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2018 
सं 0 कौन / भी -117 / 2013( खण्ड -1 ) -20 — बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी , श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, तत्कालीन 
वाणिज्य - कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार , पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त, के विरूद्ध स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर्स एवं बैलेस्ट पर वैट 
की दर 12.5 % से घटाकर 4 % करने संबंधी मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख एवं प्रस्ताव बनाने में सावधानीपूर्वक सचेष्टता एवं सजगता 
से कार्य न कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा जानबूझकर तथ्यों को छिपाने संबंधी कतिपय आरोपों के 
लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय 
संकल्प संख्या -47 / सी , दिनांक 22.02.2016 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । चूंकि श्री सिंह दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त हो गये, अतएव उक्त विभागीय कार्यवाही के क्रम में 
विभागीय संकल्प संख्या -355 / सी , दिनांक 06.10.16 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 ( बी ) के तहत् उक्त 
संकल्प को सम्परिवर्तित किया गया । विभागीय कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत अपर विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन में सभी आरोपों को अप्रमाणित करार दिया गया । जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध 
संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हे आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, सेवानिवृत्त वाणिज्य कर उपायुक्त के विरूद्ध संचालित 
विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते 

हुए उन्हे आरोप 

मुक्त 

करने का निर्णय लिया जाता है । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


